रजिस्ट्री सं० डी एल - 33004/ 99 


REGD . NO. D . L .- 33004 /99 


मयपय जपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


IF INDIA 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii) 
PART I - Section 3 — Sub -section (11 ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 

OVEMMOF 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार, अप्रैल 17, 2001 / चैत्र 27 , 1923 
NEW DELHI, TUESDAY , APRIL 17 , 2001/CHAITRA 27, 1923 


- 


- 


- 


- 


- 


सं . 243 ] 


No. 2431 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अपना न 


शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय 

( दिल्ली प्रभाग ) 
सार्वजनिक सूचना 

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2001 
का . आ . 338( अ ), — केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान - 2001 में जिन निम्नलिखित संशोधन/ उपांतरणों का प्रस्ताव है वे एतद्वारा 
सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते हैं । कोई भी व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अंदर प्रस्तावित उपांतरणों 
के बारे में अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में अवर सचिव , दिल्ली प्रभाग, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन , नई 
दिल्ली- 110011 को भेज सकता है । आपत्तिकर्ता या सुझावदाता व्यक्ति द्वारा अपना नाम और पता भी दिया जाए:--- 
उपांतरण 

दिनांक 1 - 8 - 1990 के भारत के राजपत्र के पृष्ठ 124 व 125 में निम्नलिखित संशोधन/ परिवर्द्धन / लोप किए जाएं : 

( क ) नीचे दी गई सारणी में " सामान्य दशाओं " ( विभिन्न उपयोग जोनों और उपयोग परिसरों में औद्योगिक यूनिटों की ग्राहयता ) के 
अंतर्गत निम्नलिखित संशोधनों का प्रस्ताव है । 
उपयोग जोन /उपयोग परिसर 

दशाएं 
अधिकतम पावर लोड ( कि . वा . ) 

टिप्पणी 
हल्के उद्योग 

30 

अधिकतम पावर लोड सीमा 
हल्के उद्योग खाद्य 

का लोप किया जाना है । 
( ख ) पृष्ठ 124 व 125 पर सारणी के नीचे निम्नलिखित परिवर्द्धन किए जाने हैं : 
उपयोग जोन /उपयोग परिसर 

ग्राह्य समूह ( देखें अनुलग्नक - III ) 

टिप्पणी 
हल्के उद्योग 

ए बी सी डीई 

ई के बाद एफ जोड़ा जाना है । 
हल्के उद्योग खाध 

खाध उद्योग व जी - 1 

जी - 1 के बाद एफ जोड़ा जाना है । 
( ग ) पृष्ठ 125 पर नोट पर ( सारणी के नीचे) ( i ) के बाद निम्नलिखित जोड़ने का प्रस्ताव है : 
(iii ) औद्योगिक यूनिटें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति मानकों के अनुरूप होंगी । 

[ सं. जे - 13036 / 41/ 2000 - डीडीआईबी ( पार्ट ) ] 

देवेन्द्र कुमार गोयल, अवर सचिव ( I - बी ) 


30 


1149 GI/ 2001 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Parr 11 - Sec. 3 (1 )] 


UCINA 


MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTYALLEVIATION 

(DELHI DIVISION ) 
PUBLICNOTICE 


New Delhi, the 17th April, 2001 
S . O . 338 ( E ). — The following amendments/modifications which the CentralGovernment proposes to make in the 
Master Plan for Delhi, 2001 arc hereby published for public information . Any person having any objection /suggestion with 
respect to the proposed modifications may send the objection /suggestion in writing to the Under Secretary to Govt. of 
India , Nirman Bhawan , New Delhi within a period of 30 days from the date of issuc of this notice. Theperson making the 
objection /suggestion should also give his name and address. 
MODIFICATIONS : 

On pages 124 and 125 of the Gazette of India dated 1- 8 - 1990 , the following amendments/ additions /delctions may 
be made : 

(a ) Under the heading "General Conditions (Permissibility of Industrial Units in different use zones and use 

premises ), in the Table below the following amendments are proposed : 


Conditions 


Remarks 


Uso Zone / 
Use Premises 


Max. Power 
Load KW 


Light Industries 


Maximum power load limit to be 
deleted 


Light Industries Food 


(b ) 


In the Table (On pages 124 and 125) below the following additions to be made : 


Remarks 


Use Zones/ 
Usc premises 


Groupspermitted 
(Refer Annexurc - II ) 


Light Industries 
Light Industries Food 


A , B , C , D , E 
Food Industries and G -I 


F to be added after B 
F to be added after G -I 


Uhr 


(c ) 


In the Notes on page 125 (below the table) the following is proposed to be added after ( ii ) : 
(iii ) Industrial units shall conform to Delhi Pollution Control Committee (DPCC ) norms. 

No. J- 13036 /41/2000 -DDIB (PU) ] 
DEVENDRA KUMAR GOEL , Under Socy. (I- B ) 


Printed by the Managor, Govt. of Indja Pross , Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Dolhi- 110054 . 


